निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 600 ) 


5 ज्येष्ठ 1937 ( श० ) 
पटना, मंगलवार, 26 मई 2015 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

14 मई 2015 
सं0 2 / नि . स्था . सा . (1 ) - 16 / 2006 - 2879 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सहकारिता विभाग लिपिक संवर्ग नियमावली 2008 का संशोधन 
करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ । (1) यह नियमावली “ सहकारिता विभाग लिपिक संवर्ग (संशोधन ) नियमावली 
2015 " कही जा सकेगी । 

( 2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 

2. उक्त नियमावली, 2008 के नियम 4 में संशोधन । – (1 ) उक्त नियमावली, 2008 का नियम 4 का 
उप - नियम ( 1) का खंड ( घ ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा - 

__ "( घ ) – भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमिडियेट (10 + 2) अथवा समकक्ष 
परीक्षा में उत्तीर्णता होगी । न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार ( सामान्य 
प्रशासन विभाग ) द्वारा समय - समय पर अवधारित की जाय । । 

(2 ) उक्त नियमावली, 2008 के नियम 4 का उप - नियम ( 2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा: 

___ "( 2) अधिकृत बल के शेष 15 प्रतिशत ( 15 % ) पद सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय / मुफ्फस्सिल कार्यालयों की 
नियमित स्थापना में कार्यरत् समूह घ संवर्ग के वैसे कर्मियों से, जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों , 
वरीयता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति से, सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा भरे जायेंगे । " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

___ राजेश गुप्ता, 

सरकार के प्रधान सचिव । 

21 मई 2015 
सं0 2 / नि . स्था . सा . (1) - 16 / 2006 - 3056 — अधिसूचना संख्या 2879 दिनांक 14. 05 .2015 के तहत् निर्गत 
" सहकारिता विभाग लिपिक संवर्ग ( संशोधन ) नियमावली 2015 " का संलग्न अंग्रेजी पाठ बिहार राज्यपाल के प्राधिकार 


PER JIGIC (3THTERUT), 26 H $ 2015 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जिसे भारत – संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन उक्त 
नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेश गुप्ता, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


The 14th May 2015 
No . 2/ A.FETT.FIT. (01)- 16 /2006 - 2879 — In exercise of the powers conferred by proviso 
to Article 309 of the Constitution on India , the Governor of Bihar is pleased to make the 
following Rules to amend the Cooperative Department Clerk Cadre Rules, 2008: - 

1. Short title and commencement — (1) These Rules may be called " The 
Cooperative Department Clerk Cadre (Amendment) Rules , 2015 " . 

(2 ) It shall come into force at once. 

2 . Amendment in Rule 4 of the said Rules, 2008 — ( 1 ) Clause ( d ) of sub -rule ( 1 ) 
of Rule 4 shall be substituted by the following: - 

" (d ) - The minimum educational qualification for appointment shall be passing of 
Intermediate ( 10 + 2) or equivalent examination with knowledge of computer typing . 
Minimum age shall be 18 years and the maximum age limit shall be the same as may be 
determined by the State Government (General Administration Department) from time to 
time." 

(2 ) Sub -rule (2 ) of Rule 4 of the said Rules, 2008 shall be substituted by the 
following: - 

" (2 ) - Remaining 15 percent (15 % ) of the sanctioned strength shall be filled up by 
the concerned Appointing Authority by appointment by promotion on the basis of seniority 
of such group D personnel working in the regular establishment of field offices of 
Cooperative Department, who have qualifications of the appointment to the post of Clerk ." 

By order of the Governor of Bihar, 

RAJESH GUPTA , 


ce 


Principal Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC (31HTERUT ) 600 -571+ 250 - Ocotton 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


